सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 माघ , 1939 ( श०) 


संख्या- 115 राँची, मंगलवार , 


13 फरवरी, 2018 (ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
19 दिसम्बर , 2017 


संख्या-1/ विविध- 855/04का.- 12410 -- अपर मुख्य सचिव , स्वास्थ्य, चि०शि० एवं परिवार 
कल्याण विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री सुधीर त्रिपाठी, भा . प्र. से . ( झाः1985) के दिनांक 
22 दिसम्बर , 2017 से 27 दिसम्बर , 2017 तक अवकाश पर प्रस्थान करने के फलस्वरूप इनके 
अवकाश अवधि तक के लिए श्री इन्दु शेखर चतुर्वेदी, भा .प्र. से. ( झाः1987), अपर मुख्य सचिव, वन , 
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , झारखण्ड अपने कार्यों के साथ अपर मुख्य सचिव , स्वास्थ्य , 
चि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 115 -- 50 


